निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 295 ) पटना , बुधवार , 27 फरवरी 2019 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

14 फरवरी 2019 
सं० ह0क0सह0 - ( विविध / सतरंगी चादर / समिति गठन ) - 30 / 2017 - 963 — दिनांक 30. 10.2017 को 
आयोजित उद्यमी पंचायत में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य के सरकारी विभाग / कार्यालय / उपक्रम / सरकारी 
अस्पताल / मेडिकल कॉलेज द्वारा क्रय किये जाने वाले सतरंगी चादर / परदा / सफेद बेडशीट एवं पीलो कवर का 
गुणवत्ता आधारित मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है : 


क्र0सं0 मदवार विवरण 

साईज 

अनुशंसित दर प्रति नग 
सतरंगी चादर ( बड़ा ) 

110 " x 60 " 

283. 50 
___ 2 | सतरंगी चादर ( छोटा ) 

96 " x 54 " 

200 . 00 
___ 3 परदा ( दरवाजा ) 

108 " x 54 " 

226. 50 
| परदा ( दरवाजा ) 

96 " x 54 " 

200. 00 
| परदा (खिड़की) 

75 " x 54 " 

150 . 00 
सफेद बेडशीट 

96 " x 60 " 

225. 00 
| पीलो कवर 

25 " x 16 " 

90 .00 
8 सतरंगी चादर रंगाई छपाई एवं फोल्डिंग 

80. 00 
2. क्रय किये जाने वाले उक्त सामग्रियों का गुणवत्ता मानक संलग्न अनुसूची - 1 के अनुरूप होगा । 

3. उक्त निर्धारित दर पर सोसायटी एक्ट में निबंधित बुनकर सहयोग समितियों ( प्राथमिक / क्षेत्रीय / शीर्ष ) से 
सरकारी विभाग / कार्यालय / उपक्रम / सरकारी अस्पताल / मेडिकल कॉलेज आवश्यकतानुसार सतरंगी चादर, परदा , 
सफेद बेडशीट एवं पीलो कवर का क्रय करेंगें । 

4. क्रेता सरकारी विभाग / कार्यालय / उपक्रम / सरकारी अस्पताल / मेडिकल कॉलेज द्वारा आपूर्ति प्राप्त करने 
के पश्चात् थर्ड पार्टी यथा - राज्य में अवस्थित भारत सरकार / बिहार सरकार की टेक्सटाईल जाँच प्रयोगशाला से 
सामग्रियों की रैण्डम जाँच ( पचास अदद् में एक अदद् सैम्पल की जाँच ) के पश्चात् निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुरूप 
वस्त्र पाये जाने पर आपूर्ति स्वीकार करते हुए भुगतान किया जाएगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 फरवरी 2019 


5. इस प्रकार सतरंगी चादर / परदा / सफेद बेडशीट एवं पीलो कवर का , इसके लिए गठित समिति द्वारा 
गुणवत्ता आधारित निर्धारित मूल्य एवं इसका क्रय, राज्य के सरकारी विभाग / कार्यालय / उपक्रम / सरकारी 
अस्पताल / मेडिकल कॉलेज द्वारा आवश्यकता अनुसार बुनकर सहयोग समितियों (प्राथमिक / क्षेत्रीय / शीर्ष) से किया 
जाएगा । 

6. प्रस्ताव, संलेख प्रारूप एवं अधिसूचना प्रारूप में माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है । 
7. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 05.02.2019 के मद संख्या - 1 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट, 
अपर सचिव । 


1. 


far to ( 3TTERUT ), 27 asi 2019 
SPECIFICATION OF CHADAR 

3774 - 1 
Size of coloured Chadar : 

96 " x 54 " + 5 % variation 

110" X 60" + 5 % variation 
(i) Ends / inch 

36 + 5 % variation 
( ii) Pics / inch 

32 + 5 % variation 
(iii) Selvedge ends / inch : 

72 " + 5 % variation 
(i) Count of warp yarn : 

2 /20 or 17 NF 
(ii) Count of weft yarn i 

2 / 20ʻor 17 NE 
(iii) Count of Selvedge yarn : 

2 / 20°or 17 NE 
Shrinkage % ofwarp and weft : + 5 % 
Selvedge yarn details 

1/4 inches both border sides (2 /20° or 17 NF yarn ) 
Weight for 96 " x 54" size chadar : 550 gms, + 5 % variation 
Weight for 110 " x 60 " size chadar : 670 gms, + 5 % variation 


2 . SPECIFICATION OF DESIGN PARDA FOR DOOR 
(A ) Door Parda - 9 Feet Long = 108 inch ready + 6 inch folding 


24 


18 


108 " 


Ends per Inch 
Picks per Inch 
Selvedge per Inch 

56 
Selvedge 

7 Inch both Side 
Length 

114 " (with 6 Inch Folding Length ) 
Effective Length 
Width 

58 " 
Effective Width 
Count of Yarn 

2 / 10°Warp and Weft dyed 
Weight 

906 gms. 
Variation in all parameter 

+ 5 % 
3 . SPECIFICATION OF DESIGN PARDA FOR DOOR 
( B ) Door Parda - 8 Feet Long = 96 inch ready + 6 inch folding 


54" 


24 


18 


56 


Ends per Inch 
Picks per Inch 
Selvedge per Inch 
Selvedge 
Length 
Effective Length 
Width 
Effective Width 
Count of Yarn 
Weight 
Variation in all parameter 


% Inch both Side 
102 " (with 6 Inch Folding Length ) 
96 " 


58 " 


54 " 
2 / 10ʻ Warp and Weft dyed 
850 .5 gms. 
+ 5 % 


PER TOT (37HTERUT ), 27 na 2019 


4 . SPECIFICATION OF DESIGN PARDA FOR WINDOW 
(C ) Window Parda - 75 inch ready + 6 inch folding 


Ends per Inch 

24 
Picks per Inch 

18 
Selvedge per Inch 

56 
Selvedge 

74 Inch both Side 
Length 

81" (with 6 Inch Folding Length ) 
Effective Length 
Width 
Effective Width 

54" 
Count of Yarn 

2 / 10 $ Warp and Weft dyed 
Weight 

641 gms. 
Variation in all parameter 

+ 5 % 
5 . SPECIFICATION OF WHITE BED -SHEET 


75" 
58 " 


Length and width of Bleached Bedsheet used in Govt. Offices & Circuit Houses --- 96 " x 60 " 


Quality Particulars 


60 


Count of Yarn 

309Warp and Weft bleached 
Ends per Inch 
Picks per Inch 

54 
Selvedge per Inch 

120 / inch 
Selvedge 

1/4 Inch both Side 
Length 

104 " (with 8 % yarn contraction ) 
Effective Length 
Width 

64 " (with 8 % yarn contraction ) 
Effective Width 
Weight 

403 gms. 
Variation in all particulars 

+ 5 % 
6 . SPECIFICATION OF WHITE PILLOW COVER 
Length and width of Bleached Pillow Cover used in Circuit Houses --- 25 " X 16 " 


96 " 


60 " 


Quality Particulars of cloth used 


60 


54 


Ends per Inch 
Picks per Inch 
Count of Yarn 
Width of cloth 
Length of cloth 


30% ( 100 % cotton yarn ) combed 


60 " 


24 " 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(TO ) 377900 , 
अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

( 3RITETU ) 295 -571 + 500 - stochouten 
Website: http ://egazette.bih .nic .in 


PER 


